निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 अग्रहायण 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1044 ) पटना , शुक्रवार , 9 दिसम्बर 2016 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


29 नवम्बर 2016 


सं0 वि०स०वि० - 29/2016 -5911/वि०स०। — “ बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं व्यापार 


राज्य 


व्यापार 


विनियमन ) (निरसन ) विधेयक , 2016 ", जो बिहार विधान - सभा में दिनांक 29 नवम्बर , 2016 को पुर : स्थापित हुआ था , 


बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम - 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित 


किया जाता है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राम श्रेष्ठ राय, 


सचिव , बिहार विधान - सभा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 दिसम्बर 2016 
बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन ) (निरसन ) विधेयक 2016 

[वि०स०वि० - 23 /2016 ] 
बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन ) अधिनियम 2012 का निरसन करने के 
लिए विधेयक । 

भारत - गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित 


हों : 


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ । - (1) यह अधिनियम बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं 

व्यापार विनियमन ) (निरसन ) अधिनियम , 2016 कहा जा सकेगा । 
( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा । 
2. बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम, 2012 का निरसन । - 

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन ) अधिनियम , 2012 (बिहार अधिनियम 25 , 
2012) एत्दद्वारा निरसित किया जाता है । 
व्यावृति - ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत किसी शक्ति के अधीन किया गया 
कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत शक्ति के प्रयोग में किया गया 
अथवा की समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त था जिस दिन वैसा कुछ किया गया था अथवा 
वैसी कार्रवाई की गयी थी । 

उद्देश्य एवं हेतु 
शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की संरक्षा करने और पथ विक्रय क्रियाकलापों का विनियमन करने तथा 
उनसे संबंधित या उनके अनुषांगिक विषयों के लिए जीविकोपार्जन हेतु व्यवस्थित करने एवं जीवन सुचारू रूप से 
चलाने के लिए संपूर्ण राज्य में दिनांक 28.12.12 से "बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं व्यापार 
विनियमन) अधिनियम , 2012 " लागू किया गया है । भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 .05 .2014 को अधिसूचित 
"फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन ) अधिनियम, 2014 " के संपूर्ण देश ( जम्मू कश्मीर 
को छोड़कर) में प्रभावी होने के कारण “बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन ) 
अधिनियम 2012 का निरसन आवश्यक है । यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस 
विधेयक का अभीष्ट है । 

महेश्वर हजारी , 
भार – साधक सदस्य । 


पटना 
दिनांक 29 .11.2016 


सचिव, 
बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1044- 571 + 10 -डी0टी0जी0I 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


